रजिस्ट्री सं. जी -- 3/ डी एल ( एन )-04/ 0009/ 2003-05 भारत सरकार 

GOVERNMENT OF INDIA 


REGD.No.G- 3/ DL ( N)-04/0009/2003 --- 05 


दिल्ली राजपन 


सत्यमेव जयते 


Delhi Gazette 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

साप्ताहिक 
WEEKLY 


सं . 22 ] 


दिल्ली, नवम्बर 9 नवम्बर 15, 2012 , बृहस्पतिवार / कार्तिक 18- कार्तिक 24 , 1934 
No. 22 ] DELHI, NOVEMBER9 - NOVEMBER 15 , 2012, THURSDAY / KARTIKA 18-~-KARTIKA 24 , 1934 


भाग II - II 


PARTIII 


सर्किट , सिविल और दण्ड न्यायालय द्वारा जारी की गई सूचनाएं 
Notices of the Circuit , Civil and CriminalCourts 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


दिल्ली उच्च न्यायालय , नई दिल्ली में 

( मूल न्यायाधिकार ) 

सी.पी क्रमांक 358/2011 
कम्पनी के अधिनियम , 1956 के मामले में 


तथा 


रीना अग्रवाल , प्रोपराइटर ऑफ मैसर्स एक्सपो फेब. 


याचिकाकर्ता 


... 


बनाम 


मैसर्स मास्टर्स अपेरेल्स प्रा . लि . 


... प्रतिवादी 


याचिका का विज्ञापन 


, 


एतद्द्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि एक याचिका उपरोक्त कम्पनी की समाप्ति ( वाइन्डिंग अप ) हेतु दिल्ली उच्च न्यायालय , 
नई दिल्ली में तिथि 29-08-2011 में रीना अग्रवाल, प्रोपराइटर ऑफ मैसर्स एक्सपो फेब., पता म.न. 581 , प्रथम तल , बी - ब्लॉक , ग्रीन फिल्ड 
कॉलोनी , फरीदाबाद द्वारा प्रस्तुत की गयी थी तथा कथित याचिका तिथि 30-11-2012 न्यायालय में समक्ष सुनवाई हेतु निर्देशित है । 

कोई ऋण प्राप्तकर्ता ( क्रेडिटर ) , सहयोगी कथित याचिका के एक आदेश के निर्मित करने में सहयोग अथवा प्रतिवाद का इच्छुक है , 
स्वयं की इच्छा स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित अथवा स्वयं के अधिवक्ता द्वारा स्वयं के नाम तथा फ्ता के साथ अधोहस्ताक्षरी हेतु प्रेषित करना चाहिए , 
प्रकार प्रस्तुत आवेदन - पत्र कार्यालय अधोहस्ताक्षरी में याचिका की सुनवाई हेतुनिर्धारित तिथि अर्थात् 30-11-2012 से कम से कम 5 दिन पूर्व 
पहुँचना चाहिए तथा व्यक्तिगत रूप में अथवा स्वयं के अधिवक्ता द्वारा प्रयोजन हेतु सुनवाई में उपस्थित होना चाहिए । याचिका की एक प्रति उक्त 
हेतु निर्धारित शुल्क के भुगतान में किसी ऋण प्राप्तकर्ता ( क्रेडिटर ) अथवा सहयोगी हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्तुत करना होगा । 


4310 DG/ 2012 


( 91 ) 


[PART II - II 


92 


DELHIGAZETTE : NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT : NOVEMBER 15 , 2012 /KARTIKA 24. 1934 


याचिका हेतु प्रतिवाद में उपयोग हेतु इच्छिक कोई ऋण प्राप्तकर्ता ( क्रेडिटर ) अथवा सहयोग प्रदानकर्ता उक्त हेतु निर्धारित शुल्क के 
भुगतान में , अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्तुत करना होगा । याचिका हेतु प्रतिवाद में उपयोग हेतु इच्छित कोई शपथ पत्र न्यायालय में दर्ज करना चाहिए 
तथा अधोहस्ताक्षरी हेतु सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि से 5 दिनों के पूर्व प्रस्तुत करना चाहिए । 
दिनांक : 9 अक्तूबर , 2012 

( ए. के . परुथी) 
याचिकाकर्ता का अधिवक्ता 
चैम्बर नं . के 145 , तीस हजारी कोर्ट , 

दिल्ली-110054 

मो . 9891176191 
| विज्ञापन II/II/38/ 12 ] 


IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI 


ORIGINALJURISDICTION 


Company Petition No. 358 of 2011 


In theMatter of Companies Act, 1956 


AND 


... Petitioner 


Ms. Reena Aggarwal, 
Prop . M /s Expo Fab 


Versus 


... Respondent 


M/s MastersApparels Private Ltd. 


ADVERTISEMENT OF PETITION 


Notice is hereby given that a petition for a winding up of the above named company by the High Court at Delhi was 
on 29th day of August 2011 presented to the said court by Ms. Reena Aggarwal Prop . M /s Expo Fab Ro H. No. 581, 
1st Floor, B - Block , Green Field Colony, Faridabad as creditor of the said company and that the said petition is directed to be 
heard before the court on the 30th day of November 2012. 


Any creditor, contributory or other person desires of supporting or opposing the making of an order on the said 
petition should send to the petitioner or his advocate notice of his intention signed by him or his advocate with his name 
and address, so as to reach the petitioner or his advocate not later than 5 days before the date fixed for the hearing of the 
petition , and appear at the hearing for the purpose in person or by his advocate . A copy ofthe petition will be furnished by 
the undersigned to any creditor or contributory on payment of the prescribed charges for the same. 

Any affidavit intended to be used in opposition to the petition should be filed in Court, and a copy served on the 
petitioner or his advocate, not less than 5 days before the date fixed for the hearing . 


( A.K.PRUTHI ) 


Date : 9-10-2012 


Advocate for Petitioner 
Ch . No. K - 145, Tis Hazari Court, Delhi 

Mob : 9891176191 

| Advt. II/II/ 38/ 12 ] 
धारा 19 प्रांतीय दिवालिया कानून , 1920 के तहत घोषणा/ अधिसूचना अदालत डॉ . राकेश कुमार इन्सौलवेन्सी जज महोदय जी , केन्द्रीय , 
तीस हजारी दिल्ली के न्यायालय में । 


आई.पी.नं. 33/2007 
बजरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि मुदई ने मुदालय जिसका नाम व पता नीचेदिया है के खिलाफ खुद को दिवालिया घोषित करते 
हुए दावा पेश किया है जिसमें तारीख पेशी 13-12-2012 तय हुई है । अब कोई भी व्यक्ति जिनके नाम व पता नीचे दिये गये सहित पेश होना 
चाहे वह खुद या वकील के द्वारा तारीख 13-12-2012 को पेश होकर अपना जवाब पेश करें । 


PART II-II ] DELHI GAZETTE : NATIONALCAPITAL TERRITORY GOVT : NOVEMBER 15, 2012/ KARTIKA 24. 1934 


93 


पार्टी का नाम व पताः 

मुकदमा संख्या आई.पी. नं. 33/2007 
राजीव प्रकाश गोयल पुत्र स्व . श्री रामस्वरूप गोयल केयर ऑफ श्री लीला राम भाटिया, निवासी मकान नं. 37, दयानन्द ब्लॉक , शकरपुर, 
दिल्ली -110092 


मुदई 


बनाम 


1. आईसीआईसीआई बैंक , विडियों कॉन टावर, द्वितीय मंजिल, ई -1 , झण्डेवालान, नई दिल्ली-110055 
2. रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैण्ड , एन.वी. हँसालिया बिल्डिंग , 15 , बारहखम्बा रोड , नई दिल्ली -110001 
3. स्टेंडर्ड चार्टर्ड बैंक , 23 , बारहखम्बा रोड , नई दिल्ली -110001 
4. एस.बी.आई.कार्ड , एस.बी.आई. सी.पी.एस.एल. पी.ओ. बैग नं . 24, जी.पी.ओ. , नई दिल्ली -110001 
5. डवलपमेन्ट क्रेडिट बैंक लि ., यूनिट 8 जी , आठवीं मंजिल, हॅसालिया बिल्डिंग , 15, बारहखम्बा रोड , नई दिल्ली 110001 
6. यू.टी.आई. बैंक , बी -6 , लाजपत नगर, पार्ट 2, नई दिल्ली -110042 
7. सीटी फाईनेन्सीयल ब्राँच , प्रीत विहार, नई दिल्ली-110092 
8. जीई मनी जीई कन्ट्रीवाईड कन्ज्यूमर फाईनेन्सीयल सर्विस प्रा. लि. , 401-402 , चौथी मंजिल , अग्रवाल मिलेनियम टावर , नेताजी सुभाष 

प्लेस, पीतमपुरा , नई दिल्ली -110034 
9. इण्डिया बुल्स क्रेडिट सर्विस लि. , इण्डिया बुल्स हाऊस, 448-451 , उद्योग विहार , फेस 5 , गुड़गांव -122001 , हरियाणा ! 
10. एच.डी.एफ.सी. बैंक , ग्रीवान्स सेल , पी.ओ. बाक्स नं. 400 , चेन्नई -600002 
11. एच.एस.बी.सी. पी ., ओ. बाक्स नं. 631 , मुम्बई जी.पी.ओ. मुम्बई -400001 


+ 


, 


मुदालय 


सुनवाई की अगली तारीख 13-12-2012 
मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर सहित आज तारीख 10-10-2012 को जारी किया गया है । 


डॉ . राकेश कुमार 
इन्सौलवेन्सी जज ( केन्द्रीय ) 

तीस हजारी , दिल्ली 


[विज्ञापन II/ II / 39/ 12 ] 


PROCLAMATION UNDER SECTION 19 OF THE PROVINCIALINSOLVENCY ACT, 1920 
IN THE COURTOF Dr. RAKESH KUMAR , INSOLVENCY JUDGE ( C ) DELHI. 

I.P.No.33 / 2007 
Notice is hereby given that the petitioner mentioned given below has applied for adjudging himself against the 
respondents mentioned given below as insolvent and the petition having been admitted will be heard on 13-12-2012 . Any 
person including the named given below wishes to oppose may appear before this court either in person or through any 
pleader. 
Rajeev Prakash Goyal S /o Late Sh . Ram Swaroop Goyal, C /o Sh . Leela Ram Bhatia , 
R/ o H.No.37, Dayanand Block, Shakarpur , Delhi-110092 . 

..... Petitioner 
Versus 
1. ICICI Bank, Videocon Tower , 2nd Floor, E -1, Jhandewalan , New Delhi- 55 
2. The Royal Bank of Scotland N.V., Hansalya Building , 15 , Barakhamba Road , New Delhi-110001 
3. STANDARD CHARTERED BANK , 23, Barakhamba Road,New Delhi- 110001 


94 


DELHIGAZETTE : NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT : NOVEMBER 15 , 2012 /KARTIKA 24 , 1934 


[ PART II- II 


4. SBICard , SBI, CPSL , P.O.Bag No. 24 , GPO , New Delhi- 110001 
5. Development Credit Bank Ltd.,Unit 8G - 8th Floor, Hansalya Building , 15, Barakhamba Road , New Delhi-110001 
6. UTI Bank , B -6 , Lajpat Nagar, Part-II , New Delhi- 110024 
7. Citi Financial Branch , Preet Vihar, New Delhi- 110092 
8. GE Money, G.E.CONTRYWIDE , CONSUMER FINANCIAL SERVICE PVT. LTD ., 401-402, 4th Floor, Agrawal 

Malanium Tower, Netaji Subhash Place, Pitam Pura , New Delhi-110034 
9. India Bulls Credit Services Ltd., India Bulls House , 448-451, Udyog Vihar, Phase - V ,Gurgaon . 
10. HDFC BANK , Grievance Cell, P.O.Box -400 , Chennai-600002 
11. HSBC, P.O.BOX, 631, MumbaiGPO , Mumbai - 400001. 

...... Respondents 
Next Date of Hearing: -13-12-2012 
Given under my hand and the seal of the Court on this 10th day October, 2012 . 

(Dr. RAKESH KUMAR ) 
Insolvency Judge (Central) Delhi. 

[ ADVT H/11/ 39/ 12 ]] 
धारा 19 प्रांतीय दिवालिया कानून 1920 के तहत घोषणा / अधिसूचना अदालत डॉ. राकेश कुमार इन्सौलवेन्सी न्यायाधीश 

केन्द्रीय महोदय जी केन्द्रीय तीस हजारी , दिल्ली के न्यायालय में । 

आई. पी . नम्बर 30/2006 


बजरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि मुदई ने मुदालय जिसका नाम व पता नीचे दिया है के खिलाफ खुद को दिवालिया 
घोषित करते हुए दावा पेश किया है जिसमें तारीख पेशी 20-12-2012 तय हुई है ! अब कोई भी व्यक्ति जिनके नाम व पता नीचेदिये गये सहित 
पेश होना चाहे वह खुद या अधिवक्ता के द्वारा तारीख 20-12-2012 को पेश होकर अपना जवाब पेश करें । 

मुकदमा संख्या / आई. पी . नम्बर / 30 / 2006 
याची व प्रतिवादी का नाम व पता : 
श्री 

कुलभूषण टंडन 
पिता स्वर्गीय श्री ज्ञान चन्द 
निवासी ए 141 , तीसरी मंजिल सुदर्शन पार्क मोती नगर 
नई दिल्ली । 

मुदई 


..... 


बनाम 


1. देना बैंक 

द्वारा प्रबंधक 


+ 


आर्य समाज रोड , करोल बाग , नई दिल्ली । 
2 . श्री किशन लाल तनेजा 

पिता स्वर्गीय श्री शान्ति लाल तनेजा 
प्रोपराइटर मेसर्स शान्ति लाल फउजदारी लाल 

24/3871, रैगरपुरा , करोल बाग , नई दिल्ली । 
3. श्री विपन खन्ना 

मकान नम्बर 948 , सेक्टर नम्बर 14 , द्वारका 

नई दिल्ली । 
4. श्री एस . के . 

महाजन 
गली नम्बर 41/2943 , प्रथम मंजिल बीड़नपुरा , 
करोल बाग , नई दिल्ली । 


मुदालय 


95 


PART II -I ] DELHI GAZETTE : NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT : NOVEMBER 15, 2012/ KARTIKA 24, 1934 


सुनवाई की अगली तारीख 20-12-2012 
मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर सहित आज तारीख 11-10-2012 को जारी किया गया है । 

( डॉ . राकेश कुमार ) 
इन्सौलवेन्सी न्यायाधीश केन्द्रीय दिल्ली 


[ विज्ञापन II/II/ 40/12 ] 


PROCLAMATION UNDER SECTION 19 OFTHE PROVINCIAL INSOLVENCYACT, 1920 

INTHE COURT OFDR. RAKESHKUMAR,INSOLVENCYJUDGE( C ) DELHI 


I.P.NO.30/ 2006 


Notice is hereby given that the petitioner mentioned given below has applied for adjudging himself against the respondents 

mentioned given below as insolvent and the petition having been admitted will be heard on 20-12-2012 . Any person 
including the named given below wishes to oppose may appear before this court either in person or through any pleader. 


Kulbhushan Tandon , son of late Gian Chand Tandon 
R/ o H. No. A - 141 , 3rd Floor, Sudarshan Park, Moti Nagar, New Delhi 


.. Petitioner 


VERSUS 


1 . Dena Bank, through its Manager , 

Arya Samaj Road , Karol Bagh , New Delhi 
2. Kishan Lal Taneja , son of late Shri Shanti Lal Taneja, Proprietor of M /s. Shanti Lal Fauzdari Lal, 24/3871 ,Reghar 

Pura, Karol Bagh ,New Delhi 


3. Vipan Khanna , House No. 948 , Sector 14 , Dwarka, New Delhi 


4. S. K.Mahajan , Street No.41/2943, First Floor, Beadon Pura ,Karol Bagh , New Delhi 


...Respondents 


Next date ofHearing : 20-12-2012 . 
Given under my hand and the seal of the Court on this 10th day ofOctober, 2012 

( Dr. RAKISUKUMAR ) 
Insolvency Judge ( C ) Delhi 

[ ADVTII/ II/ 40/ 12 ]] 
धारा 19 प्रांतीय दिवालिया कानून , 1920 के तहत घोषणा अधिसूचना अदालत डॉ. राकेश कुमार , इन्सौलवेन्सी जज महोदय 

केन्द्रीय , तीस हजारी दिल्ली के न्यायालय में । 

आई. पी . नम्बर 27/2006 
बजरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि मुदई ने मुदालय जिसका नाम व पता नीचेदिया है , के खिलाफ खुद को दिवालिया 
घोषित करते हुए दावा पेश किया है जिसमें तारीख पेशी 13-12-2012 तय हुई है । अब कोई भी व्यक्ति जिनके नाम व पता नीचेदिये गये सहित 
पेश होना चाहे वह खुद या वकील के द्वारा तारीख 13-12-2012 को पेश होकर अपना जवाब पेश करे । 
पार्टी का नाम व पता : 

मुकदमा संख्या आई.पी. सं. - 27 / 2006 
श्रीमती रचना पौल पत्नी श्री वी.के. पौल , 
निवासी सी - बी -328/ 5 , रिंग रोड , नारायणा, नई दिल्ली 

मुदई 


बनाम 


1. कोटक महेन्द्रा बैंक लि . , 

बख्तावर , 229, नरीमन प्वाइंट , मुम्बई -400021 
43/ 02a12-2 


96 


DELHIGAZETIE : NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT : NOVEMBER 15 , 2012 /KARTIKA 24 , 1934 


| PART 11-11 


: 


2. आईसीआईसीआई बैंक लि . , 

स्थित शाखा कार्यालय : ई - ब्लाक , वीडियोकोन टावर , 

झण्डेवालान , एक्सटेंशन , नई दिल्ली-110055 
3. श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री हरद्वारी लाल , 

निवासी म.नं.- 1/407 , रेलवे कालोनी, नियर सैन्ट्रल बैंक , 


बहादुरगढ़ , हरियाणा 


4. अमेरिकन एक्सप्रैस बैंक लि . , 

हैमिल्टन हाउस , ए ब्लाक , कनाट सर्कस, नई दिल्ली 
5. एचएसबीसी लि . , 

28 , कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001 
6. एबीएन एमरो बैंक लि . , 

हंसालय बिल्डिंग , 15 , बाराखम्बा रोड , नई दिल्ली -110001 
7. स्टेण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लि . 

सर्विस ब्रान्च ( जोनल ) 10 , संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 


, 


. 


. . .मुदालय 


सुनवाई की अगली तारीख 13-12-12 
मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर सहित आज तारीख 15-9-2012 को जारी किया गया है । 

( डॉ . राकेश कुमार ) 
इनसौलवेन्सी जज ( केन्द्रीय ) 
तीस हजारी , दिल्ली 
[ विज्ञापन/II/ II/ 41/12 ] 


PROCLAMATION UNDER SECTION 19 OF 

THE PROVINCAL INSOLVENCY ACT, 1920 
INTHE COURT OFDR.RAKESHKUMAR,INSOLVENCYJUDGE ( C ) DELHI 


I.P.No.27 / 06 
Notice is hereby given that the petitioner mentioned given below has applied for adjudging himself against the respondents 
mentioned given below as insolvent and the petition having been admitted will be heard on 13.12.2012 . Any person 
including the named given below wishes to oppose may appear before this court either in person or through any pleader. 
Smt. Rachna Paul 


W / o Sh. V.K. Paul 


R/o Cb - 328 /5, Ring Road, Naraina, New Delhi 


.... Petitioner 


Versus 


1 . 


2. 


Kotak Mahindra Bank Ltd., 
Bhaktawar , 229 , Nariman PointMumbai- 400021 
ICICI Bank Ltd. 
Having Its Branch Office At: 
E -block , Videocon Tower, Jhandewalan Extension , New Delhi-110055 
Sh . Ravinder Kumar 
S /o Sh . Hardwari Lal 
R /o ofH.No. 1/407, Railway Colony, Near Central Bank , Bahadurgarh , Haryana 
American Express Bank Ltd. 
Hamilton House, ABlock, Connaught Circus, New Delhi 


.. 


3. 


4 . 


97 


PART ]I-II ] DELHI GAZETTE : NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT : NOVEMBER 15 , 2012/ KARTIKA 24. 1934 


5 . 


HSBC Ltd. 
28 ,Kasturba GandhiMarg, New Delhi- 110001 


6 . 


Abn Amro Bank Ltd., 
Hansalaya Building , 15 , Barakhamba Road , New Delhi- 110001 
Standard Chartered Bank Ltd. Service Branch ( Zonal) 
10, Sansad Marg, New Delhi- 110001 


7. 


.... Respondents 


Next date ofHearing 13-12-2012 
Given under my hand and seal ofthe Court on this 19th day of September, 2012 


DR. RAKESH KUMAR , 
Insolvency Judge ( C ) Delhi 

[ Advt./II/II/41/12] 


दिल्ली उच्च न्यायालय , नई दिल्ली में 


( मूल न्यायाधिकरण ) 


कम्पनी याचिका क्रमांक 328/2011 


तथा निम्नलिखित के मामले में 


बिब्बी फाइनेन्शियल सर्विसिज प्रा.लि. 


याचिकाकर्ता 


विरुद्ध 


मैसर्स ईकोटेक एपरेल्स प्रा . लि . 


प्रतिवादी 


याचिका का विज्ञापन 


एतद्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा उपरोक्त नामित कम्पनी मैसर्स ईकोटेक एपरेल्स प्रा.लि. 
की समाप्ति ( वाईन्डिंग अप ) हेतु एक याचिका तिथि 03-08-2012 में बिब्बी फाईनेन्शियल सर्विसेज इन्डिया प्रा. लि . द्वारा प्रस्तुत की गयी थी तथा 
उक्त कथित याचिका में तिथि 27-11-2012 प्रातः साढ़े दस बजे न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु निर्देश दिया गया है । 

कोई ऋणदाता (क्रेडिटर ) सहयोग अथवा आपत्ति का इच्छुक किसी अन्य व्यक्ति हेतु याचिका की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि अर्थात् 
27-11-2012 से पूर्व 5 दिन से अधिक विलम्ब नहीं स्वयं अथवा अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित स्वयं का नाम तथा पता के साथ कार्यालय में 
अधोहस्ताक्षरी हेतु प्रेषित करना चाहिए, जो कि याचिका की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि से 5 दिन से अधिक विलम्ब नहीं होना चाहिए तथा स्वयं 
अथवा अधिवक्ता द्वारा प्रयोजन हेतु सुनवाई में उपस्थित होना चाहिए । याचिका की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी द्वारा किसी ऋणदाता ( क्रेडिटर ) 
अथवा सहयोगी हेतु उक्त कार्य हेतु निर्धारित शुल्क के भुगतान में प्रस्तुत करना होगा । 

याचिका हेतु प्रतिवाद में उपयोग हेतु इच्छा पूर्ण कोई शपथ पत्र न्यायालय में दर्ज करना चाहिए तथा एक प्रति कार्यालय में अधोहस्ताक्षरी 
को सुनवाई हेतु ,निर्धारित तिथि से 5 दिनों से अधिक विलम्ब नहीं, प्रस्तुत करनी चाहिए । 


दिनांक 30--10-2012 


मन्दीप सिंह विनायक एवं अंजली शर्मा 
एनरोलमैन्ट नं. डी -- 447/ 86 एवं डी-691/ 88 

याचिकाकर्ता के एडवोकेट्स 
चैम्बर नं. 334 , लायर्स चैम्बर्स 
दिल्ली उच्च न्यायालय , 

नई दिल्ली -110 003 
फोन - 011-23389754 


| विज्ञापन II/II / 42/12 ] 


98 


DELHI GAZETTE : NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT : NOVEMBER 15 , 2012 /KARTIKA 24 , 1934 


(PART II-II 


FORM NO.48 


(Rule 99) 
IN THE HIGHCOURTOFDELHI ATNEW DELHI 

COMPANY PETITION NO.328 of 2011 
Bibby Financial Services India Pvt. Ltd. 


Petitioner 


Versus 


Ecotech Apparels Pvt . Ltd. 

Respondent 
Notice is hereby given that a petition for a winding -up against Ecotech Apparels Pvt. Ltd. was presented by 
unpaid creditor M /s . Bibby Financial Services India Pvt. Ltd. , on the 3rd day of August, 2011 and the said petition is 
directed to be heard before the court on the 27th day of November, 2012 at 10.30 a.m. 

Any creditor, contributory or other person desirous of supporting or opposing the making of an order on the said 
petition should send to the petition of his advocate notice ofhis intention signed by him of his advocate with his name and 
address, so as to reach the petitioner or his advocate not later than 5 days before the date fixed for the hearing of the 
petition , and appear at the hearing for the purpose in person orby his advocate . A copy of the petition will be furnished by 
the undersigned to any creditor or contributory on payment of the prescribed charges for the same. 

Any affidavit intended to be used in opposition to the petition should be filed in courts and a copy served on the 
petitioner or his advocate, not less than 5 days before the date fixed for the hearing. 
Dated : 30-10-2012 


MANDEEP SINGH VINAIK & ANJALI SHARMA , 

Enl. No. D - 447/ 86 & D -691/88 

Advocates for Petitioner 
Chamber No. 334 , Law Chambers 

Delhi High Court 

New Delhi- 110003 
Telephone No.23389754 

JADVT 11/11/42/12 ] 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


